रजिस्ट्री सं डी एल - 33001 / 99 


REGD. NO. D . L.-33001/99 


सम्पपपपपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLNHED BY AUTHORITY 


. 


Mal 


सं . 9 ] 
No. 9 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 27 , 2002 / वैशाख 7, 1924 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 2002 /VAISAKHA 7, 1924 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 4 
PARTII - - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2002 
का.नि . आ . 84, - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल 
मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन विभागीय कैंटीनों ( समूह " ग " पद ) भर्ती नियम 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बलमुख्यालय और अंतर सेवा संगठन विभागीय कैंटीन ( समूह " ग " 

पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन विभागीय कैंटीन ( समूह ग पद) भर्ती नियम 2000 की अनुसूची के क्रम संख्याक 5, 

6, 7 और 8 जो क्रमशः प्रबंधक श्रेणी III , सहायक प्रबंधक - सह - भंडारी, भंडारी और रोकड़िया से संबंधित है के स्तंभ ( 12 ) की 
प्रविष्टियों में , प्रोन्नती उपशीर्षक प्रोन्नति के नीचे " लिपिक ( कूपम /रसोई ) " शब्दों के बाद और " जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष " शब्दों 
से पहले और विक्रयकर्ता शब्द को अंत: स्थापित किया जाएगा । 


[ फा. सं. ए/ 34036 / सी ए ओ/ आर-11 ] 
एन. के . फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


टिप्पपी : - मूल नियम भारत के राजपत्र में का .नि . आ . 158 तारीख 13 जुलाई, 2000 द्वारा 12 अगस्त, 2000 को प्रकाशित किए गए थे । 
1224GI/ 2002 

( 119) 


120 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 27, 2002 /VAISAKHA 7, 1924 


[ PART II _ SEC . 4 ] 


- 


- - 


-... ......... - - . 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 3rd April, 2002 
S. R. O . 84. -- Inexercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the rules regulating the method of recruitment to Group C posts in the 
Departmental Canteens in the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Ministry of Defence,Recruitment 
Rules, 2000 , namely :-~ 

1. Short title and commencement : -- ( 1) These rules may be called the Armed Forces Headquarters and Inter 

Service Organisations, Departmental Canteen ( Group C posts ) Recruitment ( Amendment ) Rules , 2002 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Schedule to the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Departmental Canteen 

(Group C posts ) Recruitment Rules , 2000 , against serial numbers 5 , 6 , 7 and 8 relating to the posts ofManager 
Grade - III, AssistantManager -cum - Storekeeper, Storekeeper and Cashier respectively , in the entries of column 
( 12 ), under sub heading Promotion , after the words " Clerk (Coupon /Kitchen )" and before the words " with four 
years ", the words and Salesman shall be inserted . 

[ File No. A/ 34036/CAO /R -II ] 

N. K. PHUKAN, Dy. Chief Administrative Officer 
Note : — The Principal rules published on 12th August , 2000 vide SRO 158 dated 13th July , 2000 in Gazette of India . 


नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2002 
का . नि . आ . 85 . - रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 की 7) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्द्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि महाराष्ट्र राज्य के वार्धा जिले में पुलगांव में स्थित केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो के 
निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 
के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में रक्षा संकर्म केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो, पुलगांव जिला वार्धा की बाहरी परिधि से 200 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में 
जाने वाली समस्त भूमि । 

2 . उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला वार्धा के कार्यालय में किया जा सकता है । 


[ रक्षा मंत्रालय सं . 47427 / बी / क्यू 3 एल ( दक्षिण ) ] 

ललित चौहान , अवर सचिव 


New Delhi, the 15th April, 2002 
S . R . O . 85. - Inexercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act , 1903 ( 7 of 1903 ),the 
CentralGovernment hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of section 7 of the said 
Act upon the use and enjoyment of the land situated in the district of Wardha in thc State ofMaharashtra , described in the 
Schedule given below , being land lying in the vicinity of Central Ammunition Depot at Pulgaon in the State ofMaharashtra , 
in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions. 

SCHEDULE 
All the land falling within a distance of 2000 yards from the outer perimeter wall of the works of defence , 
namely , Central Ammunition Depot, Pulgaon Distt . Wardha , in the State ofMaharashtra . 
2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Wardha. 

[Ministry ofDefence No. 47427 /B /Q3L (South )] 

LALIT CHAUHAN , Under Secy. 


[ भाग II ---- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 27 , 2002/ वैशाख 7, 1924 


121 


- - 


- 


- 


__ _ _ _ _ 121 


संशोधन 
नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2002 


का . नि . आ . 86. - केन्द्रीय सरकार , तटरक्षक अधिनियम, 1978 ( 1978 का 30 ) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
तटरक्षक ( वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) नियम, 1987 का आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 


1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक ( वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) ( संशोधन ) नियम , 2002 है । 


(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . तटरक्षक ( वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) नियम 1987 के पैरा 7 के उप पैरा ( 4 ) के बाद निम्नलिखित उप पैरा जोड़ दिया जाए, अर्थात् : -- 

" ( 5 ) तटरक्षक के कमांडेण्ट ( क. श्रे. ) तथा कमांडेण्ट रैंक के सभी अफसरों की रिपोर्टों को , तटरक्षक मुख्यालय के निष्पादन 
आकलन समीक्षा बोर्ड ( पी ए आर बी ) के द्वारा उनकी पिछली प्रगति की समग्र रूपरेखा के विस्तृत व्यतिक्रमों के दृष्टान्तों के विश्लेषण 
की दृष्टि से, निष्पादन आकलन समीक्षा से होकर गुजरना होगा। रिपोर्ट लिखने वाले तथा पुनरीक्षण करने वाले अधिकारी को अभ्युक्ति 
के कॉलम में बहुत उच्च अथवा निम्न श्रेणीनिर्धारण से. समर्थित करना होगा । तटरक्षक मुख्यालय में महानिदेशक तटरक्षक के अनुमोदन 
से पी ए आर बी की संस्तुति पर आंकिक श्रेणी को उचित रूप से संचालित किया जाना है , ताकि इसका तालमेल अफसर के पूर्व निष्पादन 
के प्रदर्शन से किया जा सके । " 


[ फा . सं. ओ. एफ ./0257 / 558 / अ. स. ( प्र.)/नेवी -II ] 

एम . एन. सुकुमारन, अवर सचिव ( कार्मिक ) 


नोट : -- मुख्य नियम , भारत के राजपत्र में का . नि . आ . 6 ( ई ) दिनांक 26 फरवरी, 1987 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 


AMENDMENT 
New Delhi,the 3rd April, 2002 


S . R . O . 86 . - In exercise of the powers conferred by Section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978 ), the 
Central Government hereby makes the following rules , further, to amend the Coast Guard (Seniority and Promotion ) Rules, 
1987, namely : 


1. 


(1) These rules may be called the Coast Guard (Seniority and Promotion ) (Amendment) Rules , 2002. 
(2 ) They shall comeinto force from the date of their publication in the Official Gazette . 
In the Coast Cruard (Seniority and Promotion) Rules, 1987 the following sub -para shall be inserted after sub 
para (4 ) of para 7, namely : 


2. 


" ( 5 ) All reports of Coast Guard Officers of the rank of Commandant (JG ) and Commandant will undergo a 
Performance Appraisal Review at CGHQ by a Performance Appraisal Review Board (PARB ) with a view to 
analyse instances of wide deviations from their previous overall career profile. Thc Reporting and Reviewing 
Officers will be required to support very high or low grading in the remarks column. At Coast Guard Headquarters 
the numerical grades may be suitably moderated on the recommendation of PARB with the approval of the 
Director General Coast Guard so as to bring the same in tune with officer s demonstrated past perforfiance. " 


[ F. No. OF/0257/558/ US ( PYN-II ] 
M. N. SUKUMARAN, Under Secy . (Pers. ) 


Note : 


The Principalnules werepublished in the Gazette of India , vide number SRO6( E ) dated 26 February, 1987 . 


122 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 27 , 2002 / VAISAKHA 7, 1924 


[ PART II _ - SEC. 4] 


नई दिल्ली , 16 अप्रैल, 2002 


उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला ( एचईएमआर एल ), सुतारवाड़ी, पुणे - 411021 के सामीप्य में पड़ी हुई भूमि के उपयोग 

और उपभोग पर निबंधनों का अधिरोपण । 


का . नि. आ . 87 . - केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 ( 1903 का 7 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
मोषणा करती है कि , इसके साथ उपाषद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के जो महाराष्ट्र राज्य में उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला, सुतारवाड़ी, आयुध 
पोस्ट पुणे - 411021 के सामीप्य की भूमि है, उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट निबंधन इस उद्देश्य से 
अधिरोपित करना आवश्यक है कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जाए । 


2. उक्त भूमि का रेखा मानचित्र परिशिष्ट ए के रूप में संलग्न है जिसका निरीक्षण पुणे के कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकेगा । 


अनुसूची 


उक्त क्षेत्र में सम्मिलित सभी भूमि महाराष्ट्र राज्य में पुणे में उस्य ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला, सुतारवाड़ी , के प्राकार के कुंड से 
लगभग 457 .2 मीटर ( 500 गज ) की दूरी के भीतर फैली हुई है जैसा कि परिशिष्ट ए के रेखा मानचित्र में दर्शित की गई है और जिसका ब्यौरा नीचे 
दिया गया है । 


पश्चिम 


बिंदु ए से प्रारम्भ होकर 457.2 मीटर ( 500 गज ) की दूरी तक बिंदु बी तक जिसके अंतर्गत ए से बी तक की भूमि सम्मिलित है जो 
परिशिष्ट ए के तहत संलग्न रेखा-चित्र पर चिन्हित है । इसके अंतर्गत प्राइवेट भूमि के सर्वेक्षण संख्या 85, 88 ( भाग ), 91 ( भाग), 92 ( भाग ), 201 , 
202 , 206, 207 , 208 , 209, 210, 211 , 212, 213 , 214 , 215, 216, 217 , 218 , 219, 220 , 221, 222 , 223, 224, 225, 226 , 176, 177 , 178 , 
179 , 180, 181 और 182 हैं । पश्चिम की ओर का कुछ भाग पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी के दूसरी ओर लावाले गांव स्थित है । इन सभी सर्वेक्षण संख्याओं 
के अंतर्गत एच ई एम आर एल की बाउंडरी से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर 457 .2 मीटर की दूरी तक का निबंधित क्षेत्र आता है । रेखा 
मानचित्र परिशिष्ट ए में यह क्षेत्र पीले रंग में दर्शित किया है । 


उत्तर 


बिंदु बी से प्रारम्भ होकर बिंदु सी तक और सब 457.2 मीटर ( 500 गज ) की दूरी तक बिंदु डी तक जाता है जिसके अंतर्गत बी से 
सी और डी तक की भूमि आती है जो परिशिष्ट ए के तहत संलग्न रेखा -चित्र में चिन्हित की गई है । इसके सर्वेक्षण संख्या 94 ( भाग ), 102 
( भाग) , 103 आता है । उत्तर दिशा के कुछ पहाड़ी भाग पर जिसका सर्वेक्षण संख्या 94 ( भाग ) और 103 है , फार्म हाउसिस के लिए प्राइवेट फर्म के 
अधिभोग में है जैसा कि परिशिष्ट ए में दर्शित है । 


इम सभी सर्वेक्षण संख्याओं में एच ई एम आर एल की बाउंडरी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर 457.2 मीटर की दूरी तक का निबंधित 
क्षेत्र आता है । इस क्षेत्र को रेखा मानचित्र परिशिष्ट ए में पीले रंग में दर्शित किया गया है । 


पूर्व 

बिंदु डी से आरम्भ होकरबिंदु ई तक 457.2 मीटर ( 500 गज ) की दूरी तक है ।जिसके अंतर्गत डी से ई तक की भूमि आती है जैसा 
कि परिशिष्ट ए के तहत संलग्न रेखा चित्र पर चिन्हित किया गया है । इसके अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या 106 , 107 , 108 , 109 ( भाग ) , 110, 125 , 143, 
144 , 145, 150, 7 , 8, 66, 67 , 68, 149, 295, 296 , 297 , 298, 299 , 300, 301, 302 , 303 , 304 और 66, 67 , 68 , 149 से लगी हुई भूमि तथा 
एच ई एम आर एल एप्रोच रोड तक सर्वेक्षण संख्या 7 की भूमि आती है । यह सर्वेक्षण संख्या 125 , 145 और 310 की सीमाओं के साथ - साथ राष्ट्रीय 
राजमार्ग से मिलती है । सुतारवाड़ी गांव और पशान झील एचई एम आर एल, पुणे के पूर्व ओर स्थित है । राम नदी सर्वेक्षण संख्या 7 , 8, 68, 67 से सटी 
हुई बहती है और पशान झील तक जाती है । सर्वेक्षण संख्या 68 भारत इलैक्ट्रीकल ( बीईएल ) , पुणे के अधिभोग में है । मानचित्र पर राम नदी को नीले 
रंग में दर्शित किया गया है । बी ई एल के अधिभोग वाले क्षेत्र को रेखा छाया द्वारा दर्शित किया गया है । दक्षिण पूर्व की ओर एच ई एम आर एल की 
बाउंडरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 ( मुम्बई - बंगलौर राजमार्ग ) को छूती है । एच ई एम आर एल की बाउंडरी से उत्तर पूर्व की और दक्षिण पूर्व की ओर 
457.2 मीटर की दूरी तक का निबंधित क्षेत्र इन सभी सर्वेक्षण संख्याओं के अंतर्गत आता है । इस क्षेत्र को रेखा मानचित्र परिशिष्ट ए में पीले रंग में 
दर्शित किया गया है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 27 , 2002/ वैशाख 7, 1924 


123 


दक्षिण 


बिंदु ई से आरम्भ होकर बिंदु ए तक 457 . 2 मीटर ( 500 गज ) की दूरी तक है । जिसके अंतर्गत ई से ए तक की भूमि आती है जैसा 
कि परिशिष्ट ए के तहत संलग्न रेखा चित्र में चिन्हित किया गया है । जिसके , अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या 243, 244, 245, 246, 247, 248 , 249, 250 , 
251, 253, 254, 255, 256 , 280, 281, 282 , 283 , 284, 285, 286 , 287 , 288, 289 , 290 , 291 , 292, 293, 294, 310, 311, 312 , 313 , 314 , 
315, 316 आते हैं । गांव बावाधन ( बुडरूक ) एच ई एम आर एल के दक्षिण की ओर स्थित है । 457 . 2 मीटर की लाइन के भीतर इस ओर की भूमि 
जिसमें पहाड़ी है , पहाड़ी की चोटी तक एच ई एम आर एल के अधिभोग में है । इन सभी सर्वेक्षण संख्याओं के अंतर्गत एच ई एम आर एल की बाउंडरी 
से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर 457 .2 मीटर की दूरी तक का निबंधित क्षेत्र आता है । इस क्षेत्र को रेखा मानचित्र - परिशिष्ट ए में पीले 
रंग में दर्शित किया गया है । 


परिशिष्ट ए ( मानचित्र ) 

[ फा. सं . वर्क्स/ 34079 / डब्ल्यू डी ए/ एच ई एम आर एल/ आर डी - 28 ] 


रोजी शर्मा, उप सचिव 


New Delhi, the 16th April , 2002 
Imposition of Restrictions on The Use And Enjoyment of Land lying in the vicinity of High Energy Materials 
Research Laboratory ( HEMRL), Sutarwadi , Pune -- 411021. 

S . R . O . 87. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the WorksofDefence Act, 1903 ( 7 of 1903), the 
Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (b ) of Section 7 of 
the said .Act upon the use and enjoyment of the land described in the schedule hereto annexed , being land in the vicinity 
of High Energy Materials Research Laboratory ( HEMRL) , Sutarwadi , Armament Post , Pune -- 411021 in the State of 
Maharashtra in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions. 

2 . A sketch plan of the said land is attached as per Appendix A , which may be inspected in the Office of the 
Collector , Pune. 

SCHEDULE 
All the land comprised in the area lying within a distance of approximately 457. 2 mtrs ( 500 yards) from the crest of the 
outer parapet of the High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL), Sutarwadi, Pune in the State of Maharashtra , 
as shown in the sketch plan of appendix A and as per the details given as under. 
WEST 

Starting from point A to point B upto a distance of 457.2 mtrs (500 yards) covering land from A to B as marked on 
attached sketch vide appendix A . It covers Survey Numbers (S . Nos. ) 85 , 88 (Part ), 91 ( Part), 92 ( Part ), 201, 202, 206 , 207 , 
208 , 209 , 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 , 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 176, 177, 178, 179, 180 , 181, 182, of 
private land . Some part of West side is comprising of hilly area and on other side of hill Lavale gaon is situated . All the 
S . Nos . cover the restricted area upto a distance of 457.2 mtrs from the boundary of HEMRL towards SOUTH -WEST and 
NORTH- WEST . This area is shown in yellow colour in the sketch plan - Appendix A . W 
NORTH 

Start from point B to point Cand then to point D upto a distance of457.2 mtrs. (500 yards) covering land from B to 
C & upto D as marked on attached sketch vide Appendix A . It covers S . Nos. 94 (Part ), 102 (Part ), 103. Somchilly part 
of the North side bearing S. Nos. 94 (Part) & 103 is occupied by private fimm for farm houses as shown in Appendix · A . 

All the S Nos cover the restricted area upto a distance of457, 2 mtrs from the boundray of HEMRL towards NORTH 
WEST and NORTH -EAST. This area is shown in yellow colour in the sketch plan - Appendix A . 
EAST 

Starting from point D to pomat E upto a distance of457.2 mtrs (500 yards) covering land from D to E as marked on 
attached sketch vide appendix A . Itcovers S. Nos . 106, 107 , 108 , 109, ( Part ), 110 , 125, 143, 144, 145, 150 , 7 , 8, 66, 67, 68 , 
149, 295, 296, 297 , 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304and land adjacent to66 , 67 , 68, 149 and SNo. 7 , upto HEMRL approach 
road . Itmeets National Highway all along the boundary of S . Nos . 125 , 145 and 310 . Sutarwadi Gaon and Pashan lake is 


12240r ( 02 - 2 


124 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 27, 2002NAISAKHA 7 , 1924 


PART II - - Sec. 4 ] 


situated on East side ofHEMRL , Pune. Ram River flows adjacent to S. Nos. 7 , 8, 68 , 67 and upto Pashan lake S . No. 68 is 
occupied by Bharat Elec . Ltd . ( BEL ), Pune .Ram River is shown in blue colour on themap . Area occupied by BEL is shown 
by hatched lines , On SOUTH -EAST side , HEMRL boundary touches National Highway No 4 (Mumbai-Bangalore 
Highway ). All the S . Nos. cover the restricted area upto a distance of 457, 2 mtrs from the boundary of HEMRL towards 
NORTH -EAST and SOUTH - EAST. This arca is shown in yellow colour in the sketch plan - -Appendix A . 
SOUTH 


Starting from point E to point A upto a distance of 457. 2 mtrs (500 yards) covering land from E to A as marked on 
attached sketch vide appendix A . It covers S. Nos . 243, 244 , 245, 246 , 247, 248 , 249 , 250 , 251, 253, 254, 255 , 256 , 280, 281, 
282, 283 , 284, 285, 286 , 287, 288 , 289, 290, 291, 292 , 293, 294 , 310 , 311, 312 , 313, 314 , 315 and 316 . Village Bavadhan (Budruk ) 
is situated on South side of HEMRL . This side of land within the 457, 2 mtrs line having a hill and HEMRL has occupied it 
upto the top of the hill. All the S. Nos. cover the restricted area upto a distance 457.2 mtrs from the boundary of HEMRL 
towards SOUTH -EAST and SOUTH -WEST. This area is shown in yellow colour in the sketch plan - Appendix ‘ A ’. 

Appendix -- A (Map ) 


ii 


[F. No. Wks/34079/WDA /HEMRL /RD - 28 ] 

ROSY SHARMA , Dy. Secy . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications , Dolhi-110054 . 


